. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 905 


राँची, गुरुवार , 


23 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


- 


अधिसूचना 
12 अक्टूबर , 2017 


विषयः- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथा संशोधित ) की धारा 16 के अन्तर्गत झारखण्ड 

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश, श्री 
तपेन सेन (Sri Tapen Sen) की नियुक्ति की स्वीकृति । 


संख्या- खा . आ . 06 (उप. फो .) 02/ 2014 - 4270 -- झारखण्ड राज्य में उपभोक्ता वादों के 
निष्पादन के लिए राज्य स्तर पर झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची गठित है जिसके 
निवर्तमान अध्यक्ष न्यायमून्ति श्री रमेश कुमार मेरठिया , दिनांक 18 अगस्त , 2017 को सेवानिवृत्त 
हो चुके हैं , जिस कारण आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है । 

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 
अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं : 


( क ) जिनकी नियुक्ति की जानी है, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्यरत अथवा 

सेवानिवृत्त हो । 
( ख) उनकी आयु 67 वर्ष से कम हो । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 23 नवम्बर , 2017 
( ग) उन्हें योगदान से पूर्व यह वचनवद्ध होना होगा कि ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित 

नहीं रखते हैं और न रखेंगे, जिससे उनके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडे । 
( घ ) वे दिवालिया घोषित नहीं हो । 
( ड) वे किसी अपराधिक मामले में दण्डित नहीं किये गये हों । 
( च) अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य 

न्यायाधीश से परामर्श प्राप्त कर इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । 


3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ( यथा संशोधित ) की धारा 16 (1) ( क) के 
आलोक में विभागीय पत्रांक 3124, दिनांक 19 जुलाई , 2017 के द्वारा महानिबंधक , झारखण्ड उच्च 
न्यायालय, राँची से झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्य 
उम्मीदवार हेतु परामर्श माँगा गया । 


___ 4. महानिबंधक , झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक 4116 /Apptt., दिनांक 
8 सितम्बर , 2017 के द्वारा सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश, श्री तपेन सेन ( Sri Tapen Sen) के नाम की 
अनुशंसा करते हुये उनकी जन्म तिथि 2 सितम्बर, 1953 होने की सूचना दी गयी है । 


5. 


जन्म तिथि 02 सितम्बर 1953 के अनुसार श्री सेन की आयु 64 वर्ष पूर्ण हो चुकी है । 


__ _ 6. माननीय न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के कारण नियुक्ति संबंधी अन्य अहताएँ श्री सेन 
स्वतः पूरा करते हैं । 


7. झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-2016 में उल्लेखित वेतन/ भत्ते/ सुविधाएँ आदि 
श्री सेन को प्राप्त होंगी । 


8. सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्री सेन को झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 
अध्यक्ष पद पर इनके पदग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है । ये राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर 
5 वर्षों अथवा 67 वर्ष की आयु सीमा तक , इनमें जो पहले हो , बने रहेंगे | 


9. इस अधिसूचना से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 4185 दिनांक 6 अक्टूबर , 2017 पर 
मंत्रिपरिषद् की दिनांक 6 अक्टूबर , 2017 की बैठक में मद संख्या-. 29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


ह०/ 
विनय कुमार चौबे, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 905- 100 


